निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 28 जनवरी 2009 


( सं ० पटना 14 ) 


संख्या-3 ए- 2 - वे 0 पु0-03 / 2009-532 वि ( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

28 जनवरी 2009 
विषय- षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के 

शिक्षकों के वर्तमान वेतनमान का उत्क्रमण एवं पुनरीक्षण । 

राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत प्राथमिक , मध्य एवं उच्च विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षकों का 
वर्तमान वेतनमान्, जो अनुलग्नक -1 के स्तम्भ (2 ) में अंकित है, को स्तम्भ (3 ) के वेतनमान् में 
उत्क्रमित करते हुए, नई वेतन संरचना में स्तम्भ (4 ) का वेतन बैंड एवं स्तम्भ (5) का ग्रेड वेतन प्रदान 
करने की औपबंधिक स्वीकृति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से दी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी 
तत्काल संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करेंगे। 

2. उत्क्रमित अपुनरीक्षित वेतनमान् में वेतन पुनर्निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, बल्कि 
दिनांक 01.01.2006 को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में वैचारिक रूप से 
वेतन निर्धारित किया जायेगा। 

3. यह उत्क्रमण एवं वेतन पुनरीक्षण पूर्णत : औपबंधिक रूप से दिया जा रहा है । मानव संसाधन 
विभाग अंतर्गत संवर्ग संरचना एवं वेतनमानों को अंतिम रूप वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही 
दिया जायेगा। 

4. वेतन पुनरीक्षण, बकाया भुगतान एवं पुनरीक्षित वेतन के औपबंधिक भुगतान की तिथि वही 
होगी जो अन्य राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित की गयी है । 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 28 जनवरी 2009 


आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार सिंह, 

सरकार के उप सचिव । 
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 
प्रतिलिपि- सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / अवर सचिव , 

वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग , वित्त विभाग / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप - कोषागार 
पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 

सुनील कुमार सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


अनुलग्नक -1 


कोटि 


अपुनरीक्षित 
वेतनमान 


उत्क्रमित 
वेतनमान 


पुनरीक्षित | पुनरीक्षित 
वेतन बैंड | ग्रेड वेतन 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 


मूल कोटि 


4500-7000 


4200 


वरीय वेतनमान 
प्रवर वेतनमान 
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 


5000-8000 
5500-9000 


6500-10500 
6500-10500 
7450-11500 


PB- 2 
PB- 2 
PB - 2 


4200 
4600 


2 


मूल कोटि 


5500-9000 


7450-11500 


PB - 2 


4600 


वरीय वेतनमान 
प्रवर वेतनमान 
प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक 


6500-10500 
7500-12000 


7500-12000 
8000-13500 


PB- 2 
PB- 2 


4800 
5400 


3 


व्याख्याता + 2 


मूल कोटि 


6500-10500 


7500-12000 


PB- 2 


4800 


वरीय वेतनमान 
प्रवर वेतनमान 


7500-12000 
8000-13500 


8000-13500 
10000-15200 


PB- 2 
PB- 3 


5400 
6600 


नोट:- विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी तत्काल उपरोक्त तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करेंगे। 

सुनील कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 14-571 + 1000- डी 0 टी 0 पी 0 । 


